निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 वैशाख 1941 ( श ) 
( सं0 पटना 560 ) पटना , वृहस्पतिवार , 25 अप्रील 2019 

सं0 09 / नि . फ. बी. ( को.)- 37 / 2019 ( खण्ड - 1) - - 962 

सहकारिता विभाग 


संकल्प 

26 फरवरी 2019 
विषय : - बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत लाभुक किसानों को DBT ( Direct Benefit Transfer ) 

पद्धति से सीधे भुगतान करने एवं इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018 - 19 में खरीफ 2018 मौसम हेतु राज्य 
योजना से सहायक अनुदान मद में 900. 00 ( नौ सौ करोड़ रुपया मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की 
स्वीकृति सहित प्रत्येक वर्ष उपलब्ध बजट उद्व्यय एवं उपबंध के अंतर्गत राशि की निकासी एवं व्यय की 
स्वीकृति के संबंध में । 
विषयांकित मामले की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 18.02. 2019 में प्राप्त है । 

2. वित्तीय वर्ष 2018 - 19 में खरीफ 2018 मौसम हेतु राज्य योजना से सहायक अनुदान मद में 900 .00 ( नौ सौ ) 
करोड़ रुपया मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति सहित प्रत्येक वर्ष में उपलब्ध बजट उद्व्यय एवं उपबंध 
के अंतर्गत राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है । 

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4989 दिनांक 08.06. 2018 के कंडिका 4 ( ग ) (iv ) में निर्धारित भुगतान प्रक्रिया के 
स्थान पर बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्र्तगत लाभुक किसानों को DBT ( Direct Benefit Transfer ) पद्धति 
से सीधे भुगतान किया जायेगा । जिसके लिए आवश्यक Advice राज्य स्तर (बिहार राज्य फसल सहायता कोषांग ) से 
ही निर्गत किया जायेगा । साथ ही किसानों की सत्यापित एवं स्वीकृत / अस्वीकृत विवरणी को संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त 
निबंधक , सहयोग समितियाँ द्वारा प्रति पंचायत कम से कम 01 % एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा 02 % 
randomजाँच किया जाएगा । 
4. संकल्प संख्या - 4989 दिनांक 08.06. 2018 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुरेश चौधरी, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 560 -571 + 20 डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette.bih . nic . in 


